रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


APR/ 


पर 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 27 , 2017 / अग्रहायण 06 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 27 , 2017 /AGRAHAYANA 06 , 1939 


सं . 3288 ] 
No . 3288] 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2017 


का. आ . 3751( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप - धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड 
(ii) तारीख 27 अप्रैल 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 1325( अ ) 
तारीख 25 अप्रैल 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), में उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर नगर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 
के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन समाचार पत्रों राष्ट्रीय 
सहारा तारीख 21 मई 2017 और हिन्दुस्तान तारीख 21 मई 2017 को प्रकाशित किया गया था ; 


और, कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और तदनुसार आदेश पारित किए गये हैं ; 


और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 
प्रस्तुत कर दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर रेल अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है, कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जित की जाएगी ; 


और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्ण रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


6919 GI /2017 


RAORDINARY 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC. 3(11)] 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कानपुर नगर जिले के भीतर आने 
वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम: कानपुर नगर 


ग्राम का 


भूमि का 


भूमि की 


तालुक 
का नाम 


सर्वेक्षण / 
प्लाट सं0 


क्षेत्रफल 
(हे0 में ) 


भू - स्वामी / हितबद्ध 
व्यक्तियों का नाम 


नाम 


प्रकार 


प्रकृति 


(5 ) 


( 7) 


331 


निजी 


नर्वल 


कृषि 


0.0600 


श्रीमती उमा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार | 


सुभौली 


मिन्ज 


337 


निजी 


कृषि 


0 .0100 


श्री सतीश चन्द्र , नरेश चन्द्र , रमेश चन्द्र 
पुत्रगण देवी प्रसाद । 


मिन्ज 


338 


निजी 


कृषि 


0 . 0334 


श्री सतीश चन्द्र , नरेश चन्द्र , रमेश चन्द्र 
पुत्रगण देवी प्रसाद । 


मिन्ज 


381 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0317 


श्री अरूण कुमार सिंह, अमर सिंह , 
आलोक सिंह पुत्रगण इन्द्रभान सिंह , 
श्रीमती राजेश्वरी पत्नी इन्द्रभान सिंह । 


घुरूवाखेड़ा 


344 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


| 0.0300 


श्री कालीदीन, कालीचरन पुत्रगण छोटा । 


59 


निजी 


कृषि 


0 .0350 


श्री नौरतन सिंह, प्रताप सिंह, महेन्द्र सिंह 
पुत्रगण सूबेदार सिंह, जंग बहादुर सिंह 
पुत्र राम जियावन सिंह, अतुल सिंह पुत्र 
नौरतन सिंह । 


मिन्ज 


87 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0500 


श्री वैभव पोरवाल पुत्र सुनील कुमार 
पोरवाल, मनोज सिंह, अजय सिंह, विनय 
सिंह पुत्रगण जगदेव सिंह एवं मूलचन्द्र 
गुप्ता पुत्र मोतीलाल गुप्ता । 


टिकरा 
पैगम्बरपुर 


103 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0205 


श्री रामकुमार, रामप्रसाद , रमेशचन्द्र 
पुत्रगण कामता प्रसाद, श्रीमती रामप्यारी 
पत्नी कामता प्रसाद, सुबेदार, राजबहादुर, 
श्रीपाल पुत्रगण कल्लू, नवनीत कुमार 
नाबा. उर्म 8वर्ष पुत्र अजयपाल संर. 
श्रीमती सावित्री देवी ( मा ), श्रीमती सावित्री 
देवी पत्नी अजयपाल, ज्ञानेन्द्र कुमार नाबा 
उम्र 15वर्ष पुत्र रामनाथ संर. श्रीमती 
अनीता (मा ), श्रीमती अनीता पत्नी 
रामनाथ । 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


158 


निजी 


कृषि 


0 .0100 


श्री अवधेश कुमार, रघुराज , चन्द्रशेखर 
पुत्रगण रामआधार, ओम प्रकाश पुत्र 
राजेश्वर, अर्जुन लाल , जगदीश, विजय 
बहादूर पुत्रगण सिद्धगोपाल, चन्दपाल, 
किशनपाल पुत्रगण रामशंकर, विजय 
कुमार, देवेन्द्रकुमार, राहुल पुत्रगण 
रामनरेश, फूलमती पत्नी रामनरेश, 
सत्यप्रकाश, धर्मप्रकाश, वेदप्रकाश पुत्रगण 
राजाराम । 


मिन्ज 


161 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0200 


श्री अवधेश कुमार, रघुराज , चन्द्रशेखर 
पुत्रगण रामआधार, ओम प्रकाश पुत्र 
राजेश्वर, अर्जुन लाल, जगदीश, विजय 
बहादूर पुत्रगण सिद्धगोपाल, चन्दपाल, 
| किशनपाल पुत्रगण रामशंकर, विजय 
कुमार, देवेन्द्रकुमार, राहुल पुत्रगण 
रामनरेश, फूलमती पत्नी रामनरेश , 
सत्यप्रकाश, धर्मप्रकाश, वेदप्रकाश पुत्रगण 
राजाराम । 


84 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0210 


श्री रामलाल पुत्र शिवराम , नेकपाल पुत्र 
बाबूराम , श्री शिवपाल , हरीपाल, जयपाल , 
शिवबालक , वीरेन्द्र पुगत्रण बदलू, ठाकुर 
प्रसाद , रामप्रसाद, रमेश, बाबू, लालू 
पुत्रगण छोटेलाल , श्रीमती ऊषा पत्नी 
छोटेलाल, कैलाशपती पत्नी सोनेलाल 
कुशवाहा । 


85 


निजी 


कृषि 


0 . 0107 


श्री रामलाल पुत्र शिवराम , नेकपाल पुत्र 
बाबूराम, श्री शिवपाल , हरीपाल , जयपाल, 
शिवबालक, वीरेन्द्र पुगत्रण बदलू, ठाकुर 
प्रसाद, रामप्रसाद, रमेश, बाबू, लालू 
पुत्रगण छोटेलाल, श्रीमती ऊषा पत्नी 
छोटेलाल , कैलाशपती पत्नी सोनेलाल 
कुशवाहा । 


मिन्ज 


85 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0200 


श्री कुलदीप सिंह पुत्र लखन, अमरनाथ 
पुत्र श्यामलाल, सुनील कुमार, सुशील 
कुमार पुत्रगण राम औतार, श्रीमती 
रूकमणि देवी पत्नी रामऔतार, सन्तोष 
कुमार सिंह पुत्र बाबूलाल , श्रीमती 
राजरानी पत्नी बाबूलाल , अर्जुन सिंह, 
धर्मराज सिंह पुत्रगण रामपाल, श्रीमती 
रामकली पत्नी रामपाल । 


टिकरिया 


86 


निजी 


कृषि 


0 .0100 


मिन्ज 


श्री कुलदीप सिंह पुत्र लखन, अमरनाथ 
| पुत्र श्यामलाल, सुनील कुमार , सुशील 
कुमार पुत्रगण राम औतार , श्रीमती 
रूकमणि देवी पत्नी रामऔतार, सन्तोष 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


कुमार सिंह पुत्र बाबूलाल , श्रीमती 
राजरानी पत्नी बाबूलाल , अर्जुन सिंह, 
धर्मराज सिंह पुत्रगण रामपाल, श्रीमती 
रामकली पत्नी रामपाल । 


87 


निजी 


कृषि 


0 .0200 


श्री कुलदीप सिंह पुत्र लखन, अमरनाथ 
पुत्र श्यामलाल , सुनील कुमार, सुशील 
कुमार पुत्रगण राम औतार, श्रीमती 
रूकमणि देवी पत्नी रामऔतार , सन्तोष 
कुमार सिंह पुत्र बाबूलाल, श्रीमती 
राजरानी पत्नी बाबूलाल, अर्जुन सिंह, 
धर्मराज सिंह पुत्रगण रामपाल, श्रीमती 
रामकली पत्नी रामपाल । 


मिन्ज 


ऐसे सर्वे संख्या जिसके भूमि अर्जन के लिए पूर्वतर अधिसूचित किया जा चुका है, और अतिरिक्त क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ 
रही है , और इस अधिसूचना में शामिल कर लिया गया है , उन्हें मिन्ज लिखकर इंगित किया गया है । 


[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईसी / 892 ] 
अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


( RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st November, 2017 


S.O . 3751 (E ).— Whereas, by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), number, S. O . 1325 (E ) dated the 25th April 2017 in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , 
Sub- section (ii ) Published on 27th April 2017 (hereinafter referred to as the said notification ) under sub -section (1) of 
Section 20A of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government , 
declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution , 
maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely , Eastern Dedicated Freight Corridor, in 
the district Kanpur Nagar, in the State of Uttar Pradesh ; 


And whereas, the substance of the said notification was published in the newspapers Rashtriya Sahara dated the 21st 
May 2017 and Hindustan dated the 21st May 2017 under sub -section (4 ) of Section 20A of the said Act; 


And whereas, no objections were received and accordingly orders have been passed ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its 
report to the CentralGovernment; 


Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the powers conferred by 
sub-section (1) of Section 20E of the Railways Act, the CentralGovernment hereby declares that the lands specified in 
the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares 
that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall 
vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


[ HTT II - 


US 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Kanpur 
Nagar , in the State of Uttar Pradesh for Special Railway Project, namely , Eastern Dedicated Freight Corridor. 
Name of District: Kanpur Nagar 


NAME 


PLOT/ 


TYPE 


NAME OF LAND 


NAME OF 


AREA 


OF 


SURVEY 


OF 


NATURE 
OF LAND 


HOLDER / INTRESTED 


VILLAGE 


(Ha ) 


TALUK 


NO . 


LAND 


PERSON 


(3) 


(5 ) 


( 8 ) 


W /O 


331 


(1 ) 
1. | NARVAL | SUBHAULI 


SMT. UMA DEVI 
SURENDRA KUMAR . 


PRIVATE 


AGRICULTURE 


) 0600 


MINZ 


337 
MINZ 


PRIVATE AGRICULTURE 0 .0100 


SHRI SATISH CHANDRA , 
NARESH CHANDRA , UMESH 
CHANDRA S / O DEVI PRASAD . 


338 


PRIVATE AGRICULTURE 


0.0334 


SHRI SATISH CHANDRA, 
| NARESH CHANDRA , UMESH 
CHANDRA S / O DEVI PRASAD . 


MINZ 


(2 ) 


381 


PRIVATE AGRICULTURE 


0 .0317 


SHRI ARUN KUMAR SINGH , 
AMAR SINGH ALOK SINGH S /O 
INDRABHAN SINGH , SMT. 
RAJESHWARI W /O INDRABHAN 
SINGH . 


MINZ 


GHURVAKH 

ERA 


344 
MINZ 


PRIVATE AGRICULTURE 


0 .0300 


SHRI KALIDEEN , KALICHARAN 
S / O CHOTA . 


59 


PRIVATE AGRICULTURE 


0 .0350 


SHRI NAURATAN SINGH , 
PRATAP SINGH , MAHENDRA 
SINGH S / O SUBEDAR SINGH , 
JANG BAHADUR SINGH S /O 
RAM JIYAWAN SINGH , ATUL 
SINGH S / O NAURATAN SINGH . 


MINZ 


87 


PRIVATE | AGRICULTURE 


0 .0500 


SHRI VAIBHAV PORWAL S /O 
SUNIL KUMAR PORWAL , 
MANOJ SINGH , AJAI SINGH , 
VINAY SINGH S / O JAGDEV 
SINGH , MOOLCHANDRA 
GUPTA S / O MOTILAL GUPTA . 


MINZ 


(3 ) 


TIKRA 
PAIGEMBER 

PUR 


103 


PRIVATE | AGRICULTURE 0 . 0205 


SHRI RAM KUMAR , RAM 
PRASAD , RAMESH CHANDRA 
S /O KAMTA PRASAD , SMT. 
RAMPYARI W / O KAMTA 
PRASAD , SUBEDAR , RAJ 
BAHADUR, SRIPAL S / O KALLU , 
NAVNEET KUMAR NAWA . 8 
YEAR S / O AJAIPAL PROTECTOR 
SMT. SAVITRI DEVI (MA ), SMT. 
SAVTRI DEVI W /O AJAIPAL , 
GYANENDRA KUMAR NAWA. 
15 YEAR S /O RAMNATH 
PROTECTOR SMT. ANITA (MA), 
SMT. ANITA W / O RAMNATH . 


MINZ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


158 


PRIVATE AGRICULTURE 0.0100 


SHRI AWDESH KUMAR , 
RAGHURAJ 

CHANDRA 
SHEKHAR S /O RAMADHAR , OM 
PRAKASH S /O RAJESHWAR , 
ARJUN LAL , JAGDISH , VIJAY 
BAHADUR S /O SIDHGOPAL , 
CHANDAPAL , KISHANPAL S / O 
RAM SHANKAR , VIJAY 
KUMAR , DEVENDRA KUMAR , 
RAHUL S /O RAMNARESH , 
FOOLMATI W /O RAMNARESH , 
SATYA PRAKASH , DHARAM 
PRAKASH , VED PRAKASH S /O 
RAJARAM . 


MINZ 


161 


PRIVATE AGRICULTURE 0 .0200 


SHRI AWDESH KUMAR , 
RAGHURAJ 

CHANDRA 
SHEKHAR S /O RAMADHAR , OM 
PRAKASH S / O RAJESHWAR , 
ARJUN LAL , JAGDISH , VIJAY 
BAHADUR S /O SIDHGOPAL , 
CHANDAPAL , KISHANPAL S /O 
RAM SHANKAR , VIJAY 
KUMAR , DEVENDRA KUMAR , 
RAHUL S /O RAMNARESH , 
FOOLMATI W /O RAMNARESH , 
SATYA PRAKASH , DHARAM 
PRAKASH , VED PRAKASH S / O 
RAJARAM . 


MINZ 


84 


PRIVATE | AGRICULTURE 0 .0210 


SHRI RAMLAL S /O SHIVRAM , 
NEKPAL S/ O BABURAM , 
SHIVPAL , HARHIPAL , JAYPAL , 
SHIVBALAK , VIRENDRA S / O 
BADLU , THAKUR PRASAD , 
RAM PRASAD , RAMESH , BABU , 
LALU S / O CHOTELAL , SMT. 
USHA W / O CHOTELAL , 
KAILASHPATI W /O SONELAL 
KUSHWAHA . 


MINZ 


85 


PRIVATE AGRICULTURE 


0 .0107 


SHRI RAMLAL S /O SHIVRAM , 
NEKPAL S /O BABURAM , 
SHIVPAL , HARHIPAL , JAYPAL , 
SHIVBALAK , VIRENDRA S / O 
BADLU , THAKUR PRASAD , 
RAM PRASAD , RAMESH , BABU , 
LALU S / O CHOTELAL , SMT. 
USHA W / O CHOTELAL , 
KAILASHPATI W /O SONELAL 
KUSHWAHA . 


MINZ 


85 


(4 ) 
TIKARIYA 


PRIVATE AGRICULTURE 0 .0200 


SHRI KULDEEP SINGH S /O 
LAKHAN , AMARNATH S/O 
SHYAMLAL , SUNIL KUMAR , 
SUSHEEL KUMAR S / O RAM 
AUTAR , SMT. RUKMANI DEVI 
W /O RAM AUTAR , SANTOSH 
KUMAR SINGH S /O BABULAL , 
SMT. RAJRANI W / O BABULAL , 
ARJUN SINGH , DHARAMRAJ 
SINGH S / O RAMPAL , SMT. 
RAMKALI W /O RAMPAL . 


MINZ 


[ 911 II - 005 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


86 PRIVAT AGRICULTUR 
MINZ L 


0 .0100 


SHRI KULDEEP SINGH S / O 
LAKHAN , AMARNATH S /O 
SHYAMLAL , SUNIL KUMAR , 
SUSHEEL KUMAR S /O RAM 
AUTAR , SMT. RUKMANI DEVI 
W / O RAM AUTAR , SANTOSH 
KUMAR SINGH S /O 
BABULAL , SMT. RAJRANI 
W / O BABULAL , ARJUN 
SINGH , DHARAMRAJ SINGH 
S /O RAMPAL , SMT. RAMKALI 
W /O RAMPAL . 


87 
MINZ 


PRIVAT AGRICULTUR 

E 


0 .0200 


SHRI KULDEEP SINGH S /O 
LAKHAN , AMARNATH S / O 
SHYAMLAL , SUNIL KUMAR , 
SUSHEEL KUMAR S / O RAM 
AUTAR , SMT. RUKMANIDEVI 
W / O RAM AUTAR , SANTOSH 
KUMAR SINGH S / O 
BABULAL , SMT. RAJRANI 
W / O BABULAL , ARJUN 
SINGH , DHARAMRAJ SINGH 
S /O RAMPAL , SMT. RAMKALI 
W / O RAMPAL . 


Those survey numbers where land for acquisition has been notified earlier and additional area is required and covered 
in this notification , are marked with suffix (Minz ). 

[ F . No. 2013 /LML/ 12 / 7 /EC /892 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director ( Land & Amenities – I) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2017 . 11. 29 
KUMAR 14: 50 : 10 + 05 30 


ALOK 


